रजिस्ट्री संडीएल - 33004/98 


REGD . NO . D . L .-33004/ 98 


मपात 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


FICA 


S 


VT 


31 
. 


- भाग II - खण्ड 3 उप - खण्ड ( i) . 
PART II - Section 3 - Sub -section (ii ):. . 


. 


Maina 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


सं०312 ] 
No. 312 ] 


नई दिल्ली, मंगलवार , मई 19, 1998 / वैशाख 29, 1920 
NEW DELHI, TUESDAY, MAY 19 , 1998/VAISAKHA 29, 1920 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग ) 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 19 मई, 1998 
का . आ . 422( अ ) . - केन्द्रीय सरकार , आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खंड ( ख ) के साथ 
पठित उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय समिति की सिफारिश पर, नीचे की सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में विनिर्दिष्ट संस्थाओं का 
अनुमोदन करती है और उक्त सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में वर्णित पात्र परियोजनाओं अथवा स्कीमों तथा उनकी प्राक्कलित लागत को विनिर्दिष्ट करती है और 
उक्त सारणी के स्तम्भ ( 4 ) में ऐसी लागत की वह अधिकतम रकम , ओ उक्त धारा 35 कग के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञात की जा सकेगी, विनिर्दिष्ट 
करती है । 

सारणी 


- 


क्र . सं . 


संस्था का नाम 


परियोजना या स्कीम और 
उसकी प्राक्कलित लागत 


धारा 35 कग के अधीन 
कटौती के रूप में अनुपात 
की जाने वाली लागत की 
अधिकतम रकम 


2 


श्री भोज्य सर्वोदय ट्रस्ट , द्वारा 
मैसर्स सी . डी. प्रसाद एण्ड 
कम्पनी फैयरी मेनर, 13 गनबो स्ट्रीट 
फोर्ट मुम्बई । 


गुजरात, कच्छ के भोण्य में 
ग्रामीण स्वास्थ्य शिविर तथा 
14 बिस्तरों वाले सार्वजनिक 
अस्पताल का निर्माण, अनुमानित 
लागत 90. 00 लाख रुपये, 100 
लाख रुपये की कार्पस निधि 
सहित । 


60.00 लाख रुपये 
100 लाख रुपये 
की कार्पस निधि 
सहित । 


1361 GL/ 98 


(1) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II.- - SEC . 3 ( ii ) ] 


2 


3. . 


28. 60 लाख रुपये 


कृष्णामूर्ति फाउंडेशन इण्डिया , 
64 - 65 , ग्रीनवेज रोड, 
चेन्नई - 600028 


वाराणसी जिले के ग्राम- सराय 
मोहना में 
( क ) ग्रामीण प्राथमिक विद्यालय 

___ का निर्माण तथा 
( ख) संजीवन अस्पताल में स्त्री रोग 

वार्ड का निर्माण, 
अनुमानित लागत 28.00 लाख रुपये 
पुणे के जेरेवेदे में प्रशिक्षण संस्थान एवं 
प्रशिक्षण कार्यशाला का संचालन, अनुमानित 
लागत , 180 .00 लाख रुपये 


60 .00 लाख रुपये 


सोसायटी फॉर सर्विस टू 
वालेन्टरी एजेन्सीज, शारदा 
ग्राम पार्क, ए विंग, तृतीय 
तल, जहांगीर नर्सिंग होम के 
निकट, पुणे - 411001. 
सोशल एक्शन फॉर मैनपावर 
क्रिएशन ( संपर्क ) ग्राम - भागे 
रेलवे स्टेशन - मालावालि , 
तालुक - भावल, 
जिला - पुणे - 410405 


57.66 लाख रुपये 


57 .66 लाख रुपये 


45 . 00 लाख रुपये 


। 


श्री बलदेवदास चैरिटेबल ट्रस्ट , 
18 - रामपुरा को - ओपरेटिव हाऊसिंग 
सोसायटी , मेमनगर स्टेशन के 
निकट नवरंगपुरा , 
अहमदाबाद- 9 


महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्रों तथा 
पुणे में , 
( क ) प्रशिक्षणार्थियों के रहने हेतु 12 

कमरों के साथ सामुदायिक भवन 

सह - प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण , 
( ख ) बाल शैक्षणिक सहयोग कार्यक्रम , 
( ग ) वाण्ट्रे परियोजना में छात्रावास , 
( घ ) महिला प्रशिक्षण कार्यक्रम, 
( 3) भजे विद्यालय हेतु भवन विस्तार 

का निर्माण , अनुमानित लागत 117. 49 

लाख रुपये । 
गुजरात राज्य के निकट के क्षेत्रों तथा 
अहमदाबाद के ग्रामीण / शहरी स्लमों 
में बलदेवदास ट्रस्ट चैरिटेबल द्वारा 
उपकरण , एम्बुलेंस की खरीद तथा 
कल्याणात्मक गतिविधियों ( चिकित्सा 
सहायता/शिविर, खाद्यान्नों तथा वस्त्रों का 
वितरण) का संचालन, अनुमानित लागत 
45.00 लाख रुपये 30.00 लाख रुपये 
की कार्पस निधि सहित । 
धुले ( महाराष्ट्र ) तथा कच्छ ( गुजरात ) 
में स्वास्थ्य देखभाल तथा शैक्षणिक 
क्रियाकलापों का संचालन, अनुमानित 
लागत 50. 00 लाख रु. 
महाराष्ट्र, नागपुर के अम्बाझरी रोड में 
विद्यालय भवन का निर्माण अनुमानित 


तथा 
30 .00 लाख रुपये की 
कार्पस निधि सहित 


40 . 00 लाख रुपये 


संदीप फाउंडेशन, 118, जौली 
भवन सं. 1, 8 न्यू मैरिन लाइन्स 
मुम्बई - 400020 . 


94. 17 लाख रु . 


द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन , 
साऊथ अम्बाझरी रोड, नागपुर 


440022. 


लागत 94.17 लाख रु . 


[ भाग I1 - खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


पेरन्ट्स एसोसिएशन फॉर द नई दिल्ली, बसंतकुंज के सेक्टर - बी , 

200. 00 लाख रु . 
वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रेन विथ मैंटल साईट संख्या 3 में मानसिक रूप से 
हैंडीकैप, जेनेटिक यूनिट, शिशु रोग विकलांग बच्चों के लिए भूमि का 
विभाग अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान विकास तथा विद्यालय/ व्यावसायिक 
संस्थान , अन्सारी नगर, नई दिल्ली प्रशिक्षण केन्द्र भवन का निर्माण 
11002 

अनुमानित लागत 200. 00 लाख रु. । 
नेत्र बैंक को ओडिनेशन एवं रिसर्च मुम्बई तथा आसपास के क्षेत्रों में 

72.29 लाख रु . 
केन्द्र मनीषा अस्पताल, संत सवतां " नेत्र आशा " परियोजना, अनुमानित 

112 . 50 लाख रु. 
मार्ग, बायकुला, मुम्बई- 400027 लागत 72.29 लाख रु. 112 .50 लाख रु . की कार्पस निधि 
की कापर्स निधि सहित 

सहित . 
हिन्दु अनाथ आश्रम , नाडियाड, गुजरात , नाडियाड के आश्रम रोड 

53. 44 लाख रु . 
आश्रम रोड , डाकघर बाक्स सं. - 46, स्थित अनाथ आश्रम हेतु सांस्कृतिक 
नाडियाल, गुजरात- 387001 

भवन एवं वाचनालय का निर्माण , 
उपकरणों की खरीद एवं साज - सज्जा, 

अनुमानित लागत 53. 44 लाख रु. । 
श्री कांची शंकर हैल्थ एण्ड आसाम के गुवाहाटी में श्री शंकरदेव 

2011.00 लाख रु . 
एजुकेशनल फाऊन्डेशन, श्री शंकर नेत्रालय, फेज- 1 विस्तार परियोजना 
देव नेत्रालय, बसियाथा चारलि , हेतु भवन का निर्माण तथा उपकरणे । 
डाकघर - बेलटोला गुवाहाटी - 28 वाहनों की खरीद तथा साज - सज्जा, 

अनुमानित लागत 2015.38 लाख रु. । 
कर्नाटक हेल्थ इंस्टीट्यूट, ( क ) गोकक नहर, कर्नाटक में लघु 

500. 00 लाख रु . 
घाटप्रभा - 591310, जिला 

पनबिजली परियोजना की 
बेलगाम कर्नाटक राज्य । 

स्थापना, तथा 
( ख ) कर्नाटक राज्य, बेलगाम जिला 

के घाटप्रभा में निर्धन रोगियों 
को निःशुल्क व्यवस्था वाला 
अस्पताल को चलाना , अनुमानित 

लागत 500 .00 लाख रु. । 
लायन्स काम्परेहेन्सिव आई केयर महाराष्ट्र के सांगली जिला के एम, आई. 297.00 लाख रु. 
फाऊन्डेशन , मिरज, प्लॉट सं. पी डी . सी . मिरज में अस्पताल के विस्तार 
31, एम. आई. डी . सी . मिरज हेतु भवन का निर्माण, उपकरणों तथा वाहनों 
416410, जिला- सांगली महाराष्ट्र । की खरीद, नेत्र अस्पताल की साज - सज्जा एवं 

उसका संचालन , अनुमानित लागत 450. 00 

लाख रुपये । 
रेडिको वेलफेयर सेन्टर, 806 - 809 , शहरी झुग्गी वासियों का 

30. 00 लाख रु. . 
भंडारी हाऊस , 91, नेहरू प्लेस , ( क ) दयाल सिंह कालोनी, 
नई दिल्ली - 110019 

पश्चिमी ओखला के निकट , 
- ( ख ) जे. जे. कलस्टर कालकाजी, नई दिल्ली, 
· में सर्वोदय तथा सुधार शिविर में , उत्थान , अनु 

मानित लागत 30 लाख रुपये । 
इन्यायिरमेंटल सैनिटेशन इंस्टीट्यूट गुजरात, अहमदाबाद- गांधीनगर राजमार्ग पर ग्राम 125.00 लाख रु. 
136, गांधी आश्रम, अहमदाबाद सुगढ़ के समीप इन्वायरमेन्टल सैनिटेशन इन्स्टीट्यूट 
380027 

हेतु भूमि विकास, मिनी बस एवं उपकरणों की खरीद, 
भवन का निर्माण एवं साज- सज्जा, अनुमानित लागत 
274. 00 लाख रुपये । 


15. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II- Sec . 3 ( ii)] 


2. यह अधिसूचना क्रम सं. 3 में उल्लिखित परियोजनाओं की बाबतनिर्धारण वर्ष 1999 - 2000 के संबंध में एक वर्ष की अवधि के लिए और क्रम 
# 1, 2 , 4 , 5, 6, 7, 8, 9, 10 , 11, 12 , 13 , 14, 15 # stafaa 

fufua 1999 - 52000, 2000 - 2001 TYT 
2001 - 2002 Hoitaa waf475 MTI 

[ . 10599 / 9 , . T . 8. - 29 /98 ] 

. # . HOT , 39 -HTP 
MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenge) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 19th May, 1998 
S .O . 422 (E ) . - In exercise of the powers conferred by Sub -section (1) road with clause (b ) of tho Explanation to 
Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Contral Government on the rocommendations of the National 
Committee bereby approves the institutions specified in column (2) of the Table below and spocifies the eligible projects or 
schemes and the estimated cost thereof as mentioned in column (3) of the said Table and also specifies in the column (4 ) of the 
said Table, thomaximum amount of such cost which may be allowed as deduction under said Section 35AC. 


Serial 
numbor 


Name of the Institutions 


TABLE 
Project or Scheme and estimated 
cost theroof 


Maximum amount of cost 
to be allowed as doduction 
under Soction 35AC 


(T 


( 2 ) 


735 


1. 


Shri Bhojay Sarvodya Trust, 
Clo M /s . C . D . Prasad & Co ., 
Fairy Manor, 13 , Gunbow 
Stroet, Fort, Mumbai. 


Krishnamurti Foundation India , 
64 -65 , Greenways Road, Chennai 
600028 . 


Rural health camps and construction Rs. 60 .00 lakhs plus a 
of 14 bodded Public Hospital at Bbojay, corpus fimd of Rs. 100 
Kutch , Gujarat; likely to cost Rs . 90 .00 lakhs . 
lakhs plus a corpus fund of Rs. 100 .00 
lakhs. 
(a ) Construction of Rural Primary School; Rs. 28 .60 lakhs. 
and 
(b ) Construction ofGynaocology Ward in 
Sanjeevan Hospital; at Village SaraiMohna , 
District Varanasi; likely to Cost R $ , 28.60 
lakhs. 
Running of Training Institute and Training Rs. 60 .00 lakhs. 
Workshops at Zorewede, Pune; likely to cost 
Rs. 180 .00 lakhs. 


3. 


Society for Service to Voluntary 
Agencies, Shardagram Park , 
* A Wing , 3rd Floor, Near Johangir 
Nursing Home, Pune-411001. 
Social Action for Manpower Creation 
(SAMPARC ), Villago- Bhage, Railway 
Station Malavali, Taluk-Maval, 
District Pune-410405 . 


Rs. 57.66 lakhs. 


(a ) Construction of community hall-cum -train - 
ing centre with 12 rooms for accommodation of 
trainees; 
(b ) Child oducational support programme; 
(c) Hostel in Wandro Project ; 
(d ) Women s Training programme; 
(6 ) Construction of Extension building for Bhaje 
School; at Pune and surrounding areas of 
Maharashtra ; likely to cost Rs, 117.49 lakhs. 
Purchase of Ambulance , instruments and running 
of welfare activities (Medical aid /camps, distri 
bution of foodgrain and clothes ) of Shri Baldev - 
das Charitable Trust in Rural/Urban slums in 
Ahmedabad and nearby areas in Gujarat Stato ; 
likely to cost Rş. 45.00 plus a corpus fund of 
Rs. 30 .00 lakhs. 


Shri Baldevdas Charitable Trust, 
18 -Raopura Cooperative Housing 

Society , Near Memnagar Station , 
Navrangpura, Ahmedabad -9 . 


Rs. 45 .00 lakhs 
plus a corpus fund 
of Rs . 30 .00 lakhs . 


[ ATT II- -TS 3 ( ü ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(2 ) 


( 3 ) 


Sundeep Foundation , 118, Jolly Running of Health Care and Education activities Rs. 40.00 lakhs. 
Bhavan No. 1, 10 , New Marine Lines, at Kutch (Gujarat) and Dhule (Maharashtra ) ; likely 
Mumbai-400 020 . 

to cost Rs. 50 .00 lakhs. 
The Bline Relief Association , 

Construction of school building at Ambazari Road , Rs. 94 .17 lakhs. 
South Ambazari Road , Nagpur-440022 . Nagpur , Maharashtra ; likely to cost Rs. 94 . 17 lakhs. 
Parents Association for the Welfare of Land development and construction of school Rs. 200 .00 lakhs. 
Children with Mental Handicap , Gonetic vocational training centre building for mentally 
Unit , Department of Paediatric, 

handicapped children at Sector B , Site No. 3 , 
A . I.I. M .S ., Ansari Nagar, 

Vasant Kunj, New Delhi; likely to cost 
New Delhi- 110029 . 

Rs. 200 .00 lakhs . 
Eye Bank Coordination and Research Project “ Eye Hope" at Mumbai and surrounding Rs. 72 .29 lakhs 
Centre, Manisha Hospital, Sant Savta areas ; likely to cost Rs. 72.29 lakhs plus a corpus plus a corpus fund 
Marg, Byculla , Mumbai-400 027 . fund of Rs. 112 .50 lakhs . 

ofRs, 112 .50 

lakhs. 
10 . Hindu Anath Ashram , Nadiad, 

Construction of cultural hall and reading hall, Rs. 53 .44 lakhs. 
Ashram Road , P.O . Box - 46 , Nadiad, furnishing and purchase of equipments for Anath 
(Gujarat)- 387001. 

Ashram at Ashram Road, Nadiad , Gujarat; likely 

to cost Rs. 53.44 lakhs, 
Sri Kanchi Sankara Health & Edu Purchase of equipments/vehicles furnishing and Rs. 2011.00 lakhs. 
cational Foundation , Sri Sankardeva construction of building for Sri Sankara Deva 
Nethralaya Basiatha Charali, P .O . Nethralya, Phase -I Expansion Project atGuwahati, 
Boltola , Guwahati- 28. 

Assam ; likely to cost Rs. 2015. 38 lakhs . 
Kamatak Health Institute , 

(a) Establishment of Mini Hydel Project at Gokak Rs. 500.00 lakhs . 
Ghataprabha - 591310 , District - -Belgaum , Canal, Karnataka; and 
Kamnataka State . 

(b ) Running of Hospital with freeship for poor 
patients at Ghataprabha, Belgaum District, 

Karnataka State ; likely to cost Rs. 500 .00 lakhs. 
Lions Comprehensive Eye Care Foun Construction of building for expansion of hospital Rs. 297.00 lakhs . 
dation , Miraj, Plot No. P -31, M .I.D . C ., purchaso of equipments , vehicle, furnishing and 
Miraj-416410 , District-Sangli, 

running of Eye Hospital at MIDC , Miraj, Sangli 
Maharashtra 

District of Maharashtra ; likely to cost Rs. 450.00 

lakhs. 
Radico Welfare Centre, 806 -809, Uplift of urban slum dwellers at - 

Rs. 30 . 00 lakhs . 
Bhandari House, 91, Nehru Place , (a ) Dayal Singh Colony, Near West Front 
New Delhi- 110019 . 

Okhla ; 
(b ) Sarvodaya : and Sudhar Camps at 
J.J. Cluster , Kalkaji, New Delhi; likely to 

cost Rs. 30.00 lakhs. 
15 . Environmental Sanitation Institute, Land development, purchase of equipments Rs. 125 .00 lakhs . 

136 , Gandhi Ashram , Ahmedabad and mini bus, furnishing and construction of 
380 027 

building for Environmental Sanitation Institute 
( ESI), Near Village Sughad, on Ahmedabad 
Gandhinagar Highway, Gujarat; likely to cost 

Rs. 274.00 lakhs. 
2 . This notification shall remain in force for a period of one yoar in relation to assessment year 1999 - 2000 in respect 
of projects or schemes mentioned at serial number 3 and for a period of three year in relation to assessment years 1999-2000 , 
2000 -2001 and 2001-2002 in respect of projocts or schemes mentioned at serial numbers 1, 2 , 4, 5 , 6 , 7, 8, 9 , 10 , 11 , 12, 13, 14 
and 15 of the said table . 
136101 / 98 -2 

(No. 10599 /F . No. NC -29 /98 ] 

V .K . SEHGAL , Dy. Socy. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3(ii) ]] 


- 


- 


- 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 19 मई, 1998 
का . आ . 423 ( अ ) . - आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा 
( 1 ) के अन्तर्गत जारी दिनांक 2 जुलाई, 1996 की अधिसूचना सं. का . आ . 469 ( अ ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने क्र . सं . 11 पर भारतीय सेवा ट्रस्ट, डा . 
वाणिकर स्मारक भवन , 11 महालक्ष्मी सोसाइटी पालदी, अहमदाबाद- 380007 की गुजरात में जिला साबरकन्था के तालुक विजयनगर और बुलसार जिले 
के तालुक वनसाड़ा में आदिवासी ट्राइबल एरिया हैल्थ केयर न्यूट्रीशन एण्ड एजुकेशनल डेवलपमेंट की परियोजना को निर्धारण वर्ष 1997 - 98 से आरम्भ 
होने वाले दो वर्ष की अवधि के लिए पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट किया था , 

और चूंकि इस परियोजना अथवा स्कीम के तीन वर्ष से अधिक चलने की सम्भावना है, . 

और चूंकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उचित रूप से निष्पादित की जा रही है , समिति ने 
आयकर अधिनियम 1962 के नियम 115 के उप नियम 5 के अन्तर्गत इसे तीन वर्ष की और आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश 
की है, 

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय सेवा ट्रस्ट डा. वाणिकर स्मारक भवन 11 महालक्ष्मी सोसाइटी पालदी, अहमदाबाद - 380007 की 
गुजरात में जिला साबरकान्था के तालुक विजयनगर और बुलसार जिले के तालुक वनसाड़ा में आदिवासी ट्राईबल एरिया हैल्थ केयर, न्यूट्रीशन एण्ड 
एजुकेशनल डेवलपमेंट की परियोजना को मात्र बीस लाख चौवन हजार रुपए की अनुमानित लागत पर कर निर्धारण वर्ष 1999 - 2000 से आरम्भ होने वाले 
तीन कर -निर्धारण वर्षों की आगे की अवधि के लिए पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है । 

[ सं. 10600/ फा . सं. एन. सी. - 29/ 98 ] 

वी. के . सहगल, उप - सचिव 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 19th May , 1998 
S . O . 423 ( E ) . - Whereas by notification number S .O . 469 (E ) dated the 2nd July, 1996 issued under sub -section ( 1 ) 
read with clause (b ) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the CentralGovernment had 
specified at serial number 11 , Adivasi Tribal area health care, nutrion and educational development projects at Vansada Taluka 
of Bulsar District and Vijayanagar, Taluka of Sabarkantha District in Gujarat of Bhartiya Sewa Trust, Dr. Vanikar Smarak 
Bhawan, 11 , Mahalaxmi Society, Paldi, Ahmedabad- 380007 as an eligible project or scheme for a period of two years 
beginning with assessment year 1997 - 1998 ; 

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond two years ; 

And whereas the National Committee , being satisfied that the said project or scheme is being executed properly , made 
a further recommendation under sub-rule (5 ) of rulc 11 M of the Income -tax Rules, 1962 for specifying the said project or 
scheme for a further period of three years , 

Now , therefore, the CentralGovernment, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) read with clause (b ) of 
the Explanation to section 35AC of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of Adivasi 
Tribal area health care, nutrion and educational development projects at Vansada Taluka of Bulsar District and Vijayanagar, 
Taluka of Sabarkantha district in Gujarat of Bhartiya Sewa Trust, Dr. Vanikar Smarak Bhawan , 11 ,Mahalaxmi Society , Paldi, 

Ahmedabad - 380007, at the estimated cost of rupees twenty lakhs fifty four thousand only as an eligible project or scheme for 
: a further period of three assessment years commencing from assessment year 1999 - 2000 . 

[ No. 10600/ F. No . NC- 29198 ] 

V .K . SEHGAL , Dy . Secy . 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 19 मई, 1998 
का . आ . 424 ( अ ). - आयकर नियम, 1962 के नियम 11 छ के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 कग 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री डी. बी . लाल को सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का 
सदस्य एतदद्वारा नियुक्त करती है और इस उद्देश्य के लिए वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की , भारत के राजपत्र में दिनांक 23 दिसम्बर, 1997 को प्रकाशित 
का. आ . 892 ( अ ) की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है , नमित : 


[ भाग II -- खण्ड ३ ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


कथित अधिसूचना की क्रम सं . 8 के लिए और इसकी संगत इन्दराजों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, नामित : 
" 8. श्री डी. बी. लाल, भूतपूर्व सदस्य, केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड, नई दिल्ली " । 

[ सं. 10601/ फा. सं. एन . सी.- 95 /97 ] 

वी . के . सहगल, उप - सचिव 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 19th May , 1998 
S .O . 424 ( E ). - In exercise of the powers conferred by section 35AC of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) read 
with rule 11G of the Income Tax Rules, 1962 , the Central Government hereby appoints Shri D. B. Lal to be member of the the 
National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare and for that purpose makes the following amendment in the 
Notification of Ministry of Finance ( Department of Revenue ), S. O . 892 ( E ) dated the 23rd December, 1997 published in the 
Gazette of India, namely : 

In the said Notification for Serial number 8 and entries relating thereto , the following shall be substituted , namely : 
" 8. Shri D . B . Lal , former Member, Central Board of Direct Taxes, New Delhi. " 

[ No . 10601/ F. No. NC -95/97] 

V . K . SEHGAL, Dy. Secy . 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 19 मई, 1998 
का . आ . 425 ( अ ). ~~ आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा 
( 1 ) के अन्तर्गत जारी की गई दिनांक 17 मार्च, 1997 की अधिसूचना सं. का . आ . 206 ( अ ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने क्र . सं . 23 पर हिन्दु मिशन 
अस्पताल , 36 जी . एस. टी . रोड, ताम्ब्रम पश्चिम चेन्नई, तमिलनाडु- 600045 द्वारा तमिलनाडु के ताम्ब्रम के आसपास के गांव में एक हिन्दु मिशन अस्पताल 
ग्राम्यलक्षित कार्यक्रम की ग्रामीण चल क्लिनिक को निर्धारण वर्ष 1997 - 98 से आरम्भ होने वाले दो वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा 
स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट किया था । 

और जबकि इस परियोजना अथवा स्कीम के दो वर्षों के बाद तक चलने की सम्भावना है, 

और जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान होने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने 
आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उप नियम ( 5 ) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को और आगे तीन वर्ष की अवधि के लिए 
विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है , 

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( र 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा केवल तीस लाख रुपये की अनुमानित लागत पर हिन्दु मिशन अस्पताल , 36 जी . एस. टी . 
रोड, ताम्ब्रम पश्चिम, चेन्नई, तमिलनाडु - 600045 द्वारा तमिलनाडु के ताम्ब्रम के आसपास गांवों में एक ग्राम्यलक्षित कार्यक्रम-हिन्दुमिशन अस्पताल की 
ग्रामीण चल क्लिनिक की परियोजना या स्कीम को निर्धारण वर्ष 1999 - 2000 से आरम्भ होने वाले तीननिर्धारण वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट 
करती है । 


[ सं . 10602/ फा . सं. रा. सं.- 29/98 ] 


वी . के . सहगल, उप - सचिव 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 19th May , 1998 


S . 0 . 425 ( E).--- Whereas by notification number S. O . 206 ( E) dated the 17th March, 1997 issued under sub-section 
( 1) read with clause (b ) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government 
had specified at serial number 23 , Rural Mobile Clinic of Hindu Mission Hospital- A Rural Outreach Programme at rural 
villages around Tambaram, Tamilnadu of Hindu Mission Hospitral, 36 , G .S. T. Road, Tambaram West, Chennai, Tamil 
Nadu -600045 as an eligible project or scheme for a period of two years beginning with assessment year 1997 - 98 ; 

And wbereas the said project or scheme is likely to extend beyond two years; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II 


SEC . 3(ii) ] 


And whereas the National Committeo , being satisfied that the said project or scheme is being executed properly , 
made a further recommendation under sub -rule (5 ) of rule 11 M of the Incomo- tax Rulos, 1962 for specifying the said project 
or scheme for a further period of three years ; 

_ Now ,therefore , the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub -section (1) read with clause ( b ) 
of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961), heroby specifies the scheme or project of Rural 
Mobile Clinic of Hindu Mission Hospital- A Rural outreach programme at rural villages around Tambaram , Tamil Nadu of 
Hindu Mission Hospital , 36 , G . S . T . Road, Tambaram West. Chennai, Tamil Nadu -600045 at the estimated cost of rupees 
thirty lakhs only as an oligible project or schome for a further period of three assossment yoars commencing from assessment 
year 1999- 2000. 

INo. 10602/ F. No. NC -29/ 98 ] 

V . K . SEHGAL , Dy . Secy . 
अधिसूचना 

नई दिल्ली, 19 मई, 1998 
का . आ . 426 ( अ ). - आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा 
( 1) के अन्तर्गत जारी की गई दिनांक 25 सितम्बर 1992 की अधिसूचना सं . का . आ . 711 ( अ ) द्वारा केन्द्री 
चिल्डरन ( रजिस्टर्ड ) 273 , 16 मेन सरस्वथी पुरम, मैसूर में स्कूल भवन और विकलांग बच्चों की माताओं के लिए आवास निर्माण और प्रशिक्षण 
कार्यक्रम को करनिर्धारण वर्ष 1993 - 94 से आरम्भ होने वाले तीन कर निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में 
क्रम सं. 11 पर विनिर्दिष्ट किया था जिस कि दिनांक 27 जून, 1995 के का . आ . सं. 574 ( अ ) द्वारा जिससे कि आगे तीन और वर्षों की अवधि अर्थात 
कर निर्धारण वर्ष 1996 - 97 , 1997 -98 और 1998 -99 के लिए बढ़ा दिया गया था , 

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के छ: वर्ष के बाद भी बढ़ाए जाने की संभावना है, 

और जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उचित रूप से निष्पादित की जा रही है समिति ने 
आयकर नियमावली 1962 के नियम 118 के उपनियम ( 5 ) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए बढ़ाने 
की सिफारिश की है । 

अब, इसलिए केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा पेरन्टस एसोसिएशन ऑफ डेफ चिल्डरन (रजिस्टर्ड ) 273, 16 मेन सरस्वथीपुरम , मैसूर 
के सरस्वथीपुरम मैसूर में स्कूल भवन और विकलांग बच्चों की माताओं के लिए आवास निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम को मात्र छत्तीस लाख रुपये की 
अनुमानित लागत पर करनिर्धारण वर्ष 1999 - 2000 से आरम्भ होने वाले आगे तीन कर निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम 
के रूप में विनिर्दिष्ट करती है । 

[ सं. 10603 / फा. सं . रा. सं . 29 /98 ] 

वी . के . सहगल, उप सचिव 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 19th May , 1998 
S. O . 426 ( E ). -- Whereas by notification number S . 0 . 711 ( E) dated the 25th September , 1992 issued under sub 
section ( 1) read with clause (b ) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961), the Central 
Government had specified at serial number 11, Construction of a school building, hostel for mothers of the bandicapped 
children and a training programmeat Saraswathipuram ,Mysore of Parents Association of Deaf Children (Regd .), 273 , 16th 
Main , Saraswathipuram , Mysore as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessmont years 
1993-94 which was extended for a further period of three years i.e. assessment years 1996 -97, 1997- 98 and 1998 - 99 vide 
S. O . 574 ( E ) dated 27th June, 1995 ; 

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years; 

And whereas the National Committee , being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, 
made a further recommendation under sub -rule (5 ) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying tho said project 
or scheme for a further period of three years ; 

___ Now ,therefore , the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1 ) read with clause ( b) 
of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of 
construction of a schoolbuilding , hostel for mothors of of the handicapped children and training programme at Saraswathipuram , 
Mysore of Parents Association of Deaf Children (Regd .), 273 , 16th main , Saraswathipuram Mysore , at the estimated costof 


[ भागे II -- खण्ड ३ ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


rupees thirty six lakhs only as an eligible project or scheme for a further period of three assessment years commencing from 
assessment year 1999 -2000 . 

[ No. 10603 / F. No . NC - 29/98 ] 

V . K. SEHGAL, Dy. Secy . 
अधिसूचना 

नई दिल्ली, 19 मई, 1998 
का . आ . 427 ( अ ). - आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा 
( 1 ) के अन्तर्गत जारी की गई दिनांक 14 दिसम्बर 1995 की अधिसूचना सं . का. आ . 973 ( अ ) द्वारा भारत सरकार ने ऐसोसिएशन फार दि केयर ऑफ 
एजड, हाऊस सं. 8 - 14 - 1 महालक्ष्मी निलयम, गांधी नगर, काकीनाडा - 4 के काकीनाडा नगर के नजदीक रामनयापेटा ग्राम स्थित आश्रम श्रवण ओल्ड ऐज 
होम ऐंड आई -कम- जनरल अस्पताल साऊथ ब्लाक के निर्माण सज्जित करने और चलाने के लिए करनिर्धारण वर्ष 1996 - 97 से आरम्भ होने वाले तीन 
वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 9 पर विनिर्दिष्ट किया था ; 

जबकि उक्त परियोजना के सीन वर्ष से आगे की अवधि के बाद तक चलने की संभावना है । 

और जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि यह उक्त परियोजना अथवा स्कीम उचित रूप से निष्पादित की जा रही है समिति 
ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम ( 5 ) के अन्तर्गत दो वर्ष की आगे की अवधि के लिए उक्त परियोजना अथवा स्कीम को 
विनिर्दिष्ट करने के लिए आगे की सिफारिश की है । 

अब, इसलिए केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा एसोसिएशन फार दी केयर ऑफ दि एजड , हाऊस से. 8 - 14 - 1 महालक्ष्मी निलयम, गांधी 
नगर , काकीनाडा --4 की काकीनाडा नगर के नजदीक रमनयापेटा ग्राम स्थित आश्रम श्रवण ओल्ड ऐज होम और आई -कम- जनरल अस्पताल के साऊथ 

मात्र नौ लाख सत्तर हजार रुपये की अनमानित लागत पर करनिर्धारण वर्ष 1999 - 2000 से आरम्भ होने वाले 
दो करनिर्धारण वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट किया है । 

[ सं . 10604/ फा . सं . रा. सं . 29 /98 ] 

वी . के . सहगल , उप सचिव 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 19th May, 1998 
S. O . 427 ( E ).-- Whereas by notification number S . O . 973 (E ) dated the 14th December, 1995 issued under sub 
section ( 1 ) read with clause ( b ) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961), the Central 
Government had specified at serial number 9 , Construction , furnishing and running of South Block of Ashram Sravana Old 
Age Homo and Eye -cum -GeneralHospital at Ramanayyapeta village, near Kakinada Town of Association for the Care of the 
Aged , House No. 8 - 14 - 1, MahalakshmiNilayam , Gandhi Nagar, Kakinada -4 as an eligible project or scheme for a period of 
three years beginning with asessment year 1996 - 97 ; 

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years; 

And whereas the National Committee, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, 
made a further recommendation under sub - rulo (5 ) of rule 11M of the Income- tax Rules , 1962 for specifying the said project 
or scheme for a further period of two years; 

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) read with clause 
( b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), hereby specifies the scheme or project of 
construction , furnishing and running of South Block of Ashram Sravana Old Age Home and Eye -cum -General Hospital at 
Ramanayyapeta village, ncar Kakinada Town of Association for the Care of the Aged, House No . 8 -14 -1 , Mahalakshmi 
Nilayam, Gandhi Nagar, Kakinada- 4 , at the estimated cost of rupees nine lakhs seventy thousand only as an eligibleproject 
or scheme for a further period of two assessment years commencing from assessment year 1999- 2000 . 

[ No. 10604/ F. No. NC - 29/ 98 ] 

V . K . SEHGAL , Dy. Secy. 
अधिसूचना 

नई दिल्ली, 19 मई, 1998 
का . आ . 428( अ ). - आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड ( ख ) के साथ पठित उपधारा ( 1 ) 
के अन्तर्गत जारी की गई दिनांक 17 अक्तूबर , 1995 की अधिसूचना सं. का . आ . 844 ( अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने कान्ता लक्ष्मी मोहन लाल पाठक 
फाउंडेशन , 1504 दालामल चैम्बर्स, 29 न्यू मैरीन लाइंस , मुम्बई- 400020 के चोरवाड़ जिला - जूनागढ़, सौराष्ट्र, गुजरात स्थित रूरल जनरल अस्पताल के 
1361 -2411983 


10 


THÉ GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3 ( 1)] 


निर्माण, सजित करने उसको चलाने के लिए करनिर्धारण वर्ष 1996 - 97 से आरम्भ होने वाले तीन कर निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना 
अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 6 पर विनिर्दिष्ट किया था और जबकि उक्त परियोजना स्कीम को तीन वर्ष के बाद भी बढ़ाए आने की संभावना है । 

और अबकि , राष्ट्रीय समिति ने यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उचित रूप से निष्पादित की जा रही है आयकर 
नियमावली, 1962 के नियम 11ड के उप नियम ( 5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्ष की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने 
की आगे सिफारिश की है । 

अब इसलिए केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खंड ( ख ) के साथ पठित उपधारा 
( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कान्ता लक्ष्मी मोहन लाल पाठक फाउंडेशन, 1504, दालामल चैम्बर्स, 29, न्यू मैरीन लाइन्स , मुम्बई- 400020 
के घोरवाड़ जिला - जूनागढ़, सौराष्ट्र, गुजरात स्थित सरल जनरल अस्पताल के निर्माण, सजित करने और चलाने के लिए एतद्द्वारा मात्र एक सौ नौ लाख 
रु . की अनुमानित लागत से कर निर्धारण वर्ष 1999 - 2000 से आरम्भ होने वाले कर निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए एक पात्र 
परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है । . . 

[ सं. 10605 / फा. सं. रा. स.- 29/98 ] 

वी . के . सहगल, उप सचिव 
NOTIFICATION 

Now Delhi, the 19th May , 1998 
S . O . 428( E ). — Whereas by notification number S .O . 844 (E ) dated the 17th October, 1995 issued under sub-section 
( 1) road with clause (b ) of the Explanation to section 35AC of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government 
had specified at serial number 6 , Construction , oquipment, and running of Rural General Hospital at Chorwad , District Junagarh , 
Swarashtra, Gujarat ofKanta LaxmiMohanlal Pathak Foundation , 1504 , Dalamal Chambers, 29 , Now Marine Lines,Mumbai 
400020 as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1996 - 97 ; 

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years ; 

And whereas the National Committee , being satisfiod that the said projoct or schome is being executed properly, 
made a further recommendation under sub -rule (5 ) of rule 11M.of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project 
or scheme for a further period of throo years; 

Now therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) read with clause (b ) 
of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961), hereby specifiod the scheme or project of 
Construction , equipment, and running ofRuralGeneral Hospital at Chorwad , District Junagarh , Swarashtra ,Gujarat of Kanta 
Laxmi Mohanlal Pathak Foundation , 1504 , Dalarnal Chambers , 29 , New Marine Lines , Mumbai-400020 , at the estimated 
cost of rupees one hundred nine lakhs only as an eligible project or scheme for a further period of three assessment years 
commencing from assessment year 1999- 2000 . 

, No. 10605/ F. No . NC - 29 /98 ] 

V . K . SEHGAL , Dy. Secy . 
अधिसूचना 
नई दिल्ली, 19 मई, 1998 


का . आ . 429( अ ), - केन्द्रीय सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खंड ( ख ) के साथ 
पठित उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत जारी अधिसूचना सं. का . आ . 844 ( अ ) दिनांक 17 अक्तूबर , 1995 द्वारा जननी आशीष चैरिटेबल ट्रस्ट, प्लॉट सं. पी . 37 , 
एम. आई. डी . सी . रैजिडेंशियल -421202 की प्लॉट सं. 37 , रैजिडेंशियल जोन एम . आई. डी. सी . दोम्बीविली ठाणे जो , दोम्बीविली ठाणे में 
अनाथालय/बाल देखरेख केन्द्र के घरण -2 के निर्माण कार्य की योजना को क्रम सं. 11 पर पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में निर्धारण वर्ष 1996 - 97 से 
शुरू होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट किया था । 
___ और चूंकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के तीन वर्ष से अधिक चलने की संभावना है ; 

और राष्ट्रीय समिति ने यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना या स्कीम उचित रूप से निष्पादित की जा रही है, आयकरनियमावली, 1962 
के नियम 113 के उप नियम ( 5 ) के अन्तर्गत उक्त परियोजना या स्कीम को और तीन वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ; 

अतएव केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड ( ख ) के साथ पठित उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जननी आशीष चैरिटेबिल ट्रस्ट, प्लॉट सं. पी, - 37 एम. आई. डी. सी. रैजिडेंशियल जोन, दोम्बीविली, ठाणे - 421202 
की प्लॉट सं . पी. 37. रेजिडेंशियल जोन , एम. आई. डी . सी .. दोम्बीविली, ठाणे में अनाथालय/ बाल देखरेख केन्द्र के चरण - 2 के निर्माण कार्य की परियोजना 
या स्कीम को मात्र अट्ठाइस लाख साठ हजार रुपये की अनुमानित लागत पर पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में निर्धारण वर्ष, 1999 - 2000 से शुरू होने 
वाले तीन निर्धारण वर्षों के लिए विनिर्दिष्ट करती है । 

[ से . 10606 / फा . सं . रा. से. - 29 / 98 ] 

बी . के . सहगल, उप सचिव 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 19th May, 1998 
S. O . 429( E ). — Whereas by notification number S .O . 844 (E ) dated the 17th October , 1995 issued under sub - soction 
(1 ) read with clause (b ) of the Explanation to section 35AC of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961), the Contral Government 
had specified at serial number 11, Construction of Phase-II of Orphanage Child Care Centre at Plot No. P- 37, Residential 
Zone, MIDC, Dombivili, Thane of Janani Ashisth Charitable Trust, Plot P -37,MIDC, Rosidential Zone, Dombivili, Thane 
421201 as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1996 - 97 ; 

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years ; 

And whereas the National Committee , being satisfied that the said project or scheme is being exocuted properly , 
made a further recommendation under sub - rule ( 5) of rule 1IM of theIncome-tax Rules, 1962 for specifying the said project 
or scheme for a further period of three years; 

Now, therefore , the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) read with clause (b ) 
of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of 
Construction of Phase-II of Orphanage/ Child Care Centre at PLot No. P-37, Residential Zone, MIDC, Dombivili , Thane of 
Janani Ashish Charitable Trust , PLot P- 37, MIDC , Residential Zone, Dombivili, Thane -421201 , at the estimated cost of 
rupees twenty eight lakhs sixty thousand only as an eligible project or scheme for a further period of threo assessment years 
commencing from assessment year 1999 - 2000 . 

INo. 10606/ F. No. NC - 29 / 98 ] 

V . K. SEHGAL, Dy. Secy . 
अधिसूचना 

नई दिल्ली, 19 मई, 1998 
का . आ . 430( अ ). - जबकि केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खंड ( ख ) 
के साथ पठित उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या सां . आ . 740 ( अ ) दिनांक 12 अक्तूबर, 1994 के द्वारा क्र . सं. 5 पर श्री विदादा सर्वोदय 
ट्रस्ट , द्वारा लक्ष्मीचंद विशाजी रामभाई, प्लॉट से. 62 - दत्ताश्रम, द्वितीय तल, सर बालचंद रोड, हिन्दूकालोनी, रोड सं. -2, दादर ( केन्द्रीय क्षेत्र ) , मुम्बा द्वारा 
गुजरात, कच्छ के तालुक - मांडली के ग्राम -विदादा में सभी के लिए स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत 50 बिस्तर वाले अस्पताल को संचालन चलाना, सामान्य 

औषधालय, शिशु एवं मातृ देखभाल केन्द्र यक्ष्मा केन्द्र तथा न्यूमेटिक हदय रोगों पर चिकित्सा शिविरों का आयोजन करने को पात्र परियोजना या स्कीम के रूप 
में निर्धारण वर्ष 1995 - 96 से शुरू होने वाले वर्ष से दो वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट किया था जिसे दिनांक 19 मार्च, 1996 की सां. आ . 215 ( अ. ) 
के तहत 2 दो वर्षों तथानिर्धारण वर्ष 1997 - 98 एवं 1998 - 99 के लिए बढ़ाया गया था ; 

और जबकि उक्स परियोजना या स्कीम के चार वर्ष से आगे बढ़ने की संभावना है ; 

और जबकि राष्ट्रीय समिति ने यह समाधान होने पर कि उक्त परियोजना या स्कीम उचित रूप से निष्पादित की जा रही है, आयकर नियमावली, 
1962 के नियम 11 के उपनियम ( 5 ) के अंतर्गत उक्त परियोजमा या स्कीम को और तीन वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है । 

अब अतएव , केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड ( ख ) के साथ पठित उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री विदादा सर्वोदय ट्रस्ट, द्वारा लक्ष्मीचंद विशाजी रामभाई, प्लॉट सं.- 6, दत्ताश्रम, द्वितीय तल, सर बालचन्द्र 
रोड, हिंदु कलोनी, रोड सं. -2, दादर ( केन्द्रीय क्षेत्र ), मुम्बई - 400014 द्वारा सभी के लिए स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत 50 बिस्तरों वाले अस्पताल का 
संचालन , सामान्य औषधालय, शिशु एवं मातृ देखभाल केन्द्र , यक्ष्मा केन्द्र तथा न्यूमेटिक हृदय रोगों पर चिकित्सा शिविरों का आयोजन की योजना को मात्र 
एक करोड़ सतासी लाख इकहतर हजार रुपये की अनुमानित लागत पर पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में निर्धारण वर्ष 1999 - 2000 से शुरूहाने वाले तीन 
निर्धारण वर्षों के लिए विनिर्दिष्ट करती है । 

[ सं. 10607/ फा. सं. रा. स.- 29/98 ] 

वी . के . सहगल, उप- सचिव 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 19th May, 1998 
S . O . 430 (E ). — Whereas by notification number S .O . 740 ( E ) dated the 12th October, 1994 issued under sub -section 
( 1) read with clause (b ) of the Explanation to section 35AC of the Income -tax Act , 1961 ( 43 of 1961), the Central Government 
had specified at serial number 5, Health for all comprising running of 50 beddod hospital, general dispensary , child and mother 
care centre, T. B . Clinic and conducting modical camps on Pneumatic heart diseases at Village Bidada, Taluka Mandvi of 
Kutch , Gujarat of Shree Bidada Sarvodaya Trust, Clo Laxmichand Vishaji Rambhai, Plot No. 62 , Dattashram , 2nd Floor, Sir 


12 


THE GAZETTE OF INDIA ; EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


Bhalchandra Road ,Hindu Colony, Road No. 2, Dadar (C . R .),Mumbai-400014 as an oligible project or scheme for a period of 
two years beginning with assessment year 1995 - 96 which was further extended for two more years i.e . assessment year 1997 
98 and 1998 - 99 vide S.0 . 215 (E ) dated the 19th March , 1996 ; 

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond four years; 

And whereas the National Committee, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, 
mado a further recommondation under sub- rule (5 ) of rule 11M of the Incomo-tax Rules , 1962 for specifying the said project 
or scheme for a further period of threo yoars , 

Now , therefore , the Central Government, in oxercise of the powers conferred by sub -section (1) read with clause (b ) 
of the Explanation to section 35AC of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961), horoby specifies the schomo or project of Health 
for all comprising running of 50 bodded hospital, general dispensary , child and mother care centre , T.B . Clinic and conducting 
modical camps on Pneumatic heart diseases at Village Badada , Taluka Mandvi ofKutch , Gujarat of Shree Badada Sarvodaya 
Trust, Clo Laxmichand Vishaji Rambhai, Plot No. 62 , Dattasbram , 2nd Floor, Sir Bhalchandra Road , Hindu Colony , Road No. 
2, Dadar ( C .R .), Mumbai -400014, at the estimated cost of rupees one crore eighty seven lakhs seventy one thousand only as an 
eligible project or scheme for a further period of three assessment years commoncing from assessmont year 1999 -2000 . 

[No. 10607/F . No . NC -29/98 ] 

V . K . SEHGAL , Dy, Secy . 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Dolhi- 110054 - 1998 . 


